रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004 /99 


_ REGD . NO . D. L.- 33004/99 


: 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART T - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं. 291] 
No. 291 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 27 , 2006 / चैत्र 6 , 1928 
NEW DELHI , MONDAY, MARCH 27 , 2006/ CHAITRA 6, 1928 


- 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


वाणिन्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2006 
सं. 55 ( आरई - 2005 )/ 2004 -- 2009 

का . आ . 419( अ ) - विदेश व्यापार नीति, 1 सितम्बर , 
2004 - 31 मार्च, 2009, के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार 
(विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार "निर्यात और आयात मदों 
के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण , 1 सितम्बर, 2004 - 31 मार्च, 
2009 " में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है : 

नीलामी के जरिये आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त लट्ठा ( लॉग ) 
के रूप में 885 .14 मी . टन ए, बी , सी और डी श्रेणी के लाल सैंडर्स 
लकड़ी के निर्यात की अनुमति देने के लिए "निर्यात और आयात मदों 
के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण , 1 सितम्बर, 2004 -- 31 मार्च, . 
2009 " की अनुसूची - 2 के अध्याय 44 की क्रम संख्या 143 के मद्दे 
कालम 5 में निर्धारित शर्त में 7 मार्च, 2006 से दो महीने की रियायत दी 
जाएगी । 
... 2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

[ फा . सं. 01 / 91 / 180/ 968 / एएम06 / पी सी -III ] 
. के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th March , 2006 

No. 55 ( RE -2005 )/ 2004 - 2009 
S. O . 419 ( E).----In exercise of powers conferred by 
Section 5 of theForeign Trade ( Development & Regulation ) 
Act , 1992 read with paragraph 2 . 1 of the Foreign Trade 
Policy, 1st September, 2004 — 31stMarch , 2009 the Central 
Government hereby makes the following amendments in 
the “ ITC (HS) Classifications of Export and Import Items 
1st September , 2004 — 31stMarch , 2009" as under : 

The condition stipulated in Column 5 against S. No . 
143 of Chapter 44 of Schedule 2 of the “ ITC (HS ) 
Classificationsof Export and Import Items 1st September, 
2004 - 31st March , 2009" shall berelaxed fora period of 
two months with effect from 7th March , 2006 to allow export 
of 885 .14 MT of A , B, C and D grades of Red Sanders 
Wood , in the form of log obtained from the Government of 
Andhra Pradesh through auction . 
2 . This issues in the public interest. 

__ [ E. No. 01/ 91 /180 / 968/ AMO6 / PC-III ] 
K . T. CHACKO , Director General of Foreign Trade & 

ex - officio Addl. Secy. 


. 


937 GI/ 2006 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


